सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 फाल्गुन , 1937 ( २०) 
संख्या 240 राँची, बुधवार 

24 फरवरी, 2 0 16 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 


24 फरवरी , 2016 
संख्या-6 / साहूकार अधि0 ( संशोधन)- 15 6/ 2 0 11-6 8 0.. श्री एस0 सी0 गुप्ता वर्किंग ग्रुप द्वारा 
की गई अनुशंसाओं के अध्ययन, उक्त अनुशंसाओं का इस राज्य की परिस्थितियों के आलोक में विश्लेषण 
एवं वर्तमान Money Lending Laws में संशोधन प्रस्तावित करने हेतु विद्वान महाधिवक्ता , झारखण्ड उच्च 
न्यायालय के परामर्श के आलोक में एक Expert Committee का गठन निम्नवत् किया जाता है . 


( i) 


अपर वित्त आयुक्त 


- अध्यक्ष 


सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग . सदस्य 


( iii) 


आदिवासी कल्याण आयुक्त 


- सदस्य 


( iv ) 


अपर विधि परामर्शी, विधि ( न्याय) विभाग 


- सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 24 फरवरी , 2016 
रिजर्व बैंक औफ़ इंडिया के प्रतिनिधि 

- सदस्य 


( v) 


( Vi) 


एस . एल. बी . सी. के प्रतिनिधि 


- सदस्य 


इस समिति द्वारा दो माह में अनुशंसा समर्पित किया जायेगा । 


इस पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 240 – 50 | 


